निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 388) 


5 श्रावण 1931 ( श ) 
पटना, सोमवार , 27 जुलाई 2009 


गृह (विशेष ) विभाग 


आदेश 

27 जुलाई 2009 
सं0 स्टेट्स / झा0 / वि - 325 / 07 – 5553 - कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक एवं 
प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14 / 279 / 2002 एस0आर0 ( एस० ), दिनांक 15 सितम्बर 
2004 की कंडिका - 2 में दिए गये दिशा निदेश तथा उत्तरवर्ती झारखण्ड एवं बिहार सरकार की सहमति के आलोक 
में बिहार पुनर्गठन अधिनियम - 2000 की धारा - 72 की उप - धारा ( 2) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रूप से 
आवंटित समाज कल्याण विभाग के निम्नांकित कर्मियों की आपसी सहमति के आधार पर पारस्परिक स्थानान्तरण 
निम्न रूप में किया जाता है: 


क्र0 पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम | जन्म तिथि 

एवं पदनाम 


अंतिम आवंटन केन्द्र सरकार - पारस्परिक 

संबंधित केन्द्रद्वारा अंतिम रूप स्थानान्तरण 
सरकार का आदेश से आवंटित 

के आधार 
संख्या एवं तिथि 

राज्य 

पर 
स्थानान्तरित 

राज्य 

5 
106 ( झा ) / 07 

झारखण्ड 

बिहार 
दि0 25.05.07 


6 


16.02. 76 


2 
| ( i) श्रीमती मनीषा, 
अधिसूचित बाल विकास 
परियोजना पदाधिकारी , 
सिमडेगा, झारखंड 


19.03. 61 


बिहार 


झारखण्ड 


( ii) श्रीमती मेरी स्टेला इन्दवार , 
निलंबित बाल विकास 
परियोजना पदाधिकारी, बिहार 


3 (बि ) / 04 
दि0 17. 05. 04 


बिहार गजट (असाधारण), 27 जुलाई 2009 
2. पारस्परिक स्थानान्तरण में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2092, दिनांक 
01 जुलाई 2005 एवं कल्याण विभाग , झारखण्ड , राँची के पत्रांक 1171, दिनांक 30 मार्च 2008 तथा समाज कल्याण, 
महिला एवं बाल विकास विभाग , झारखण्ड, राँची के पत्रांक 763, दिनांक 22 मई 2009 के द्वारा दोनों राज्य सरकारों 
की सहमति प्राप्त है । पारस्परिक स्थानान्तरण में यात्रा भत्ता देय नहीं होगा तथा गृह (विशेष ) विभाग, बिहार , पटना 
के पत्रांक 277, दिनांक 03 फरवरी 2009 के आलोक में वरीयता निर्धारण होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र शेखर चौधरी, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 388-571+ 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


